रजिस्ट्री संडी एल - 33004/ 99 


REGD NO DL - 33004 /99 


A 


म्य 


मेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


AT 
LIBRARY 


. : . : 


CENTRAL 


1 .66 


स . 86 ] 
No. 86 ] 


_ 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 -- उप - खण्ड (i) 
PART II - Section 3 - Sub-section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, मंगलवार , फरवरी 27, 2001 / फाल्गुन 8, 1922 
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 27, 2001/PHALGUNA 8 , 1922 

वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्य विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2001 


NEW DELHI 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


सा . का. नि. 114( अ ). -- राष्ट्रपति द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाया गया राष्ट्रीय अल्प बचत निधि ( अभिरक्षा और विनिधान ) नियम , 2001 , 
सर्वसाधरण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है | 


उद्देशिका 


राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 283 के खंड ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, भारत की 
संचित निधि और भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी निधियों में रकम के संदाय , उनमें से रकम 
निकाले जाने, भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त, ऐसी निधियों में जमा की गई रकम से भिन्न 
सार्वजनिक रकम की अभिरक्षा, भारत के लोक लेखा में उनका संदाय और ऐसे लेखाओं से रकम निकाले जाने 
और उनसे सम्बद्ध या उनके आनुषंगिक अन्य मामाले को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम , अर्थात् 
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि ( अभिरक्षा और विनिधान)नियम, 2001 बनाते हैं । 


602 GI/ 2001 


(1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II- ~- SEC. 3 ( )] 


- 


भाग 1. प्रारंभिक 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारम- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अलप बचत निधि ( अभिरक्षा और 
विनिधान) नियम, 2001 है 1 

( 2) ये 1 अप्रैल, 1999 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे । 
2. परिभाषाएं - इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो , 

" शुद्ध संग्रह " से किसी निश्चित अवधि के दौरान अल्प बचत स्कीम के अधीन निक्षिप्त रकम 
मेंसे अभिदाताओं द्वारा निकाली गई रकम घटाकर प्राप्त हुई रकम अभिप्रेत है ; 
"किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में शुद्ध संग्रह " से किसी निश्चित अवधि के दौरान किसी 
अल्प बचत स्कीम के अधीन उक्त राज्य या संघराज्य क्षेत्र में निक्षिप्त रकम से किसी राज्य 
या संघराज्य क्षेत्र में अभिदाताओं द्वारा निकाली गई रकम घटाकर प्राप्त हुई रकम अभिप्रेत 
है ; 
" प्रतिभूति ” से अल्प बचत संग्रह के विनिधान के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार या किसी 
राज्य सरकार द्वारा जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां अभिप्रेत हैं ; 
" अल्प बचत स्कीम " से ( 5) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 के अधीन विनियमित 
डाकघर बचत बैंक निक्षेप, (ii) सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1969 के अधीन जारी किए 
गए बचत प्रमाण - पत्र, (iii ) लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1988 के अधीन विनियमित लोक 
भविष्य निधि स्कीम और , (iv) कोई अन्य स्कीम , जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर 
अधिसूचित की जा सके , अभिप्रेत है ; 
" अभिदाता " से उपनियम (घ) में संगत अधिनियम मे यथानिर्दिष्ट निक्षेपकर्ता या धारक या 
अभिदाता अभिप्रेत है ; 
" भारत का लोक लेखा ” से संविधान के अनुच्छेद 266 के खेड (2) में निर्दिष्ट भारत का लोक 

लेखा अभिप्रेत है ; 
( छ) "भारतीय रिजर्व बैंक " से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 (1934 का 2) के अधीन 

भारतीय रिजर्व बैंक के बैंककारी विभाग का कोई कार्यालय या शाखा अभिप्रेत है ; 
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि का गठन -- राष्ट्रीय अल्प बचत निधि के नाम से ज्ञात एक निधि का गठन 
किया जाएगा, जिसमें भारत के लोक लेखा में अल्प बयत स्कीम के अधीन सभी संग्रह जमा किए 
जाएंगे । 
निधि का उपयोग - निधि का विनिधान केन्द्रीय और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में ऐसे अनुपात में 
किया जाएगा जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट हैं | 
निधि की प्राप्तियां- (1) निधि में निम्नलिखित प्राप्तियां होंगी: 
( क ) अल्प बचत स्कीमों में अभिदाताओं द्वारा निक्षेप या संदाय या अभिदाताओं द्वारा ऋण और ब्याज 

का प्रतिसंदाय : 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


4 


- 


- 


- 


- 


FDI 


. 


= - " ------ - - - 


कोन्द्रीय और राज्य सरकार प्रतिभूतियों में निधि से किए गए विनिधानों के निर्मोचन पर वसूल 
की गई रकम; 
केन्द्रीय और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निधि से किए गए विनिधान पर प्राप्त ब्याज ; 


( ग) 


केन्द्रीय और/ या राज्य सरकार, से प्राप्त अन्य प्राप्तियां, अनुदान और / या अंशदान; यदि कोई 


विधि 


( क) 


संवितरण-- (1) निधि से निम्नलिखित संवितरण किए जाएंगे : 
अल्म बघत स्कीमों से अभिवाताओं को यथाअनुज्ञेय संदाय, जिसके अन्तर्गत ऋण की मंजूरी 
भी है/ या उनके द्वारा प्रत्थाहरण ; 
केन्द्रीय और राज्य सरकार प्रतिभूतियों में किए गए विनिधान ; 
अल्प बचत स्कीम के अधीन अभिवाताओं को देय प्याज ; 
अल्प बचत स्कीमों के प्रबंधम क मदे आनुषंगिक व्यय, जिसमें राष्ट्रीय बचत संगठन पर व्यय 
और निधि के प्रचालन से संबद्ध कोई अन्य व्यय सम्मिलित नहीं है । 


( ग) 
( घ) 


भाग 2- निधि का प्रचालन 


निक्षेप आदि, प्रत्पाहरण आदि और प्याज का संदाय -- अल्प बचत स्कीमों के अधीन , यथास्थिति 
उसमें निक्षेप, उससे प्रत्थाहरण और व्याज आदि के रूप में संवितरण , उनको शासित करने वाले 
अधिनियमों या नियमों के, जो समय समय पर प्रवृत्त हों, उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा । 
लेखाकर्म- अल्प बचत स्कीमों से संबंधित सभी संव्यवहार, इन नियमों के भाग 3 में दी गई लेखा 
प्रक्रिया में यथाविनिर्दिष्ट भारत के लोक लेखा के अधीन लेखाकृत किए जाएंगे । तथापि ये संव्यवहार 
वार्षिक बजट दस्तावेज और साथ ही संघ वित्त लेखा में प्रकट किए जाएंगे । 
विनियाम-- (1) केन्द्र और राज्यों के बीच शुद्ध संग्रह का हिस्सा बंटाना । - सभी अल्प बचत स्कीमों के 
अधीन शुद्ध संग्रह का ऐसा प्रतिशत जो समय समय पर केन्दीय सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, 
केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार प्रतिभूतियों में विनिधत्त किया जाएगा : 
परंतु किसी विशिष्ट राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में विनिधान , उस राज्य में शुद्ध संगह पर आधारित 
होगा । 

केन्द्रीय और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में शुख संग्रह का विनिधान प्रतिमास या ऐसे अन्य 
अन्तराल पर, जो आवश्यक हो किया जाएगा । 
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि से विनिधान के लिए पात्र प्रतिभूतियों के निबंधन और शर्त केन्द्रीय 
सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे । 
केन्द्रीय सरकार वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग का सचिव या उसके द्वारा प्राधिकृत 
कोई अन्य अधिकारी, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का नाम और उनकी प्रतिभूतियों में किए जाने 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II - SEC. 3(i ] 
वाले विनिधान की रकम और जब और जैसा आवश्यक हो , केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में 
विनिधान की जाने वाली रकम भी उपदर्शित करते हुए आवश्यक मंजूरी जारी करेगा । 
यदि विनिधान राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में किया जा रहा है तो मुख्य लेखा नियंत्रक , वित्त 
मंत्रालय, उपनियम ( 4) में निर्दिष्ट मंजूरी के प्राप्त होने पर भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय लेखा 
अनुभाग, नागपुर को , उन्हें केन्द्रीय सरकार के लेखा में विनिर्दिष्ट रकम निकाले जाने के लिए 
प्राधिकृत करते हुए एक सलाह जारी करेगा । साथ ही साथ मुख्य लेखा नियंत्रक अपने खातो 
में जारी की गई सलाह की रकम, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि लेखा “( 8007 - राष्ट्रीय अल्प 
बचत निधि के विनिधान) के नामे और 8858 - उचन्त लेखा/ 110/ रिजर्व बैंक उचन्त, केन्द्रीय 
लेखा कार्यालय " में जमा करते हुए गणना में लेगा | भारतीय रिजर्व बैंक से संव्यवहार की 
पुष्टि प्राप्त होने पर मुख्य लेखा नियंत्रक प्रविष्टियों को उलटाकर और “ 8675 - रिजर्व बैंक 
के निक्षेप " में जमा करके उचन्त लेखा शीर्ष को समाप्त करेगा । 
यदि विनिधान केन्द्रीय सरकार में किया जा रहा है तो वित्त मंत्रलाय का मुख्य लेखा नियंत्रक , 
उपनियम ( 4) में निर्दिष्ट मंजूरी के प्राप्त होने पर, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय लेखा अनुभाग , 
नागपुर को , उन्हें रकम केन्द्रीय प्रतिभूतियों में विनिधत्त करने के लिए प्राधिकृत करते हुए एक 
सलाह जारी करेगा । भारतीय रिजर्व बैंक , संव्यवहार के पूर्ण होने पर, वित्त मंत्रालय के मुख्य 
लेखा नियंत्रक के एक नामे और जमा पर्चियां भेजेगा । ये पर्चिया " 8007 - राष्ट्रीय अल्प 
बचत निधि का विनिधान और 6001 - आंतरिक / 122 विशेष केन्द्रीय सरकारी प्रतिभूति जो 1 
अप्रैल, 1999 से अल्प बचत के शुद्ध संग्रह के प्रति जारी की गई हैं " के अधीन लेखाकृत 
किए जाएंगे । 
केन्द्रीय या राज्य प्रतिभूतियों की दशा में अपनाई जाने वाली सामान्य प्रक्रिया विशेष 
प्रतिभूतियों को भी लागू होंगी । 
विनिधानों पर ब्याज -- भारतीय रिजर्व बैंक निश्चित तारीखों पर जारीकर्ता से प्रतिभूतियों पर 
व्याज संग्रहित करेगा और उसे केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के 

खातों में जमा करेगा । 
( क ) राज्य सरकार प्रतिभूतियों की दशा में भारतीय रिजर्व बैंक से इस सलाह के प्राप्त 

होने पर मुख्य लेखा नियंत्रक अपने खातों में " 8675 - जमा करके भारतीय रिजर्व 
बैंक से निक्षेप- 8008 राष्ट्रीय अल्प बचत निधि की आय और व्यय " नामे जमा 
करेगा । 
केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों की दशा में , भारतीय रिजर्व बैंक से यह सलाह प्राप्त 
होने पर मुख्य लेखा नियंत्रक अपने खातों में “ 2049- ब्याज का संदाय, 01 
आंतरिक ऋण पर ब्याज, 121 - 31 मार्च, 1999 को अल्प बचत के बकाया अतिशेष 
के मद्दे जारी की गई विशेष केन्द्रीय सरकार प्रतिभूतियों " में विनिधान पर ब्याज 
और 122 - राष्ट्रीय अल्प बचत निधि के आय- व्यय - 8008 " में जमा करके 1 अप्रैल, 
1999 से अल्प बचत में शुद्ध संग्रह मदे जारी की गई विशेष केन्द्रीय सरकार 
प्रतिभूतियों में विनिधान पर ब्याज, जैसी भी स्थिति हो , नामे डाला जाएगा । 


( 9) प्रतिभूतियों के परिपक्व होने पर भारतीय रिजर्व बैंक, प्रतिभूतियां जारी करने वाले से शोध्य रकम 

एकत्रित करेगा और उसे केंद्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग के खाते में 


[ भाग II - खण्ड 3( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


. 


जमा करेगा । राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की दशा में , भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय , 
आर्थिक कार्य विभाग के मुख्य लेखा नियंत्रक को आवश्यक प्राप्ति पर्ची भेजेगा जो उसे 
" 8007 - राष्ट्रीय अल्प- बचत निधि में विनिधान " के अधीन हिसाब में लेगा और " 8675 - 
रिजर्व बैंक निक्षेप " में प्रतिनामी रखेगा । केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों की दशा में एक जमा 

और नामे पर्ची भेजेगा जो क्रमश: " 8007 - राष्ट्रीय अल्प- बचत निधि में विनिधान " और 
" 8001 - अंतरिक ऋण" के अधीन गणना में ली जाएगी । 


( 10) 


विनिधान के परिपक्व होने पर प्राप्त रकम केंद्रीय सरकार के खाते में जाएंगी और तदनुसार वे 
केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों मे विनिधत्त की जाएंगी । ऐसी प्रतिभूतियां भी ऐसे निबंधनों और 
शता पर जारी की जाएगी जैसी कि शुद्ध संग्रह पर केंद्रीय सरकार के हिस्से की प्रतिभूतियों की 
दशा में होता है | उपयुक्त लेखा प्रविष्टियां जैसा कि उपनियम 6 में उल्लिखित है, वित्त 
मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा की जाएंगी । 


10 . 


31 मार्च, 1999 को बकाया अतिशेष का विनिधान -- निधि उन बकाया अतिशेषों से भी मिलकर बनेगी 
जो 31 मार्च, 1999 को सभी अल्प -बचत स्कीमों के अधीन हैं, जिनकी रकम इस प्रयोजन के लिए 
जारी की जाने वाली “ केंद्रीय सरकार विशेष प्रतिभूतियों " में विनिधत्त की जाएगी । प्रतिभूतियों की 
लेखा प्रक्रिया वही होगी जो 1 अप्रैल , 1999 को अल्प -बचत के शुद्ध संग्रह के प्रति जारी केंद्रीय सरकार 
की विशेष प्रतिभूतियों के लिए नियम 9 के उपनियम 8 में उल्लिखित है । 


भाग 3 - लेखा प्रक्रिया 


राष्ट्रीय अल्प -बचत निधि - भारत के लोक लेखा में अल्प बचतों से संबंधित संव्यवहारों के लेखा के 
प्रयोजनों के लिए " राष्ट्रीय अल्प बचत निधि " नामक एक सुभिन्न उपसैक्टर प्रारंभ किया जाएगा | 
उपसैक्टर "राष्ट्रीय अल्प-बचत निधि " में निम्नलिखित मुख्य शीर्ष होंगे : 


( 1) मुख्य शीर्ष : 8001 - बचत निक्षेप ; 
( 2) मुख्य शीर्ष : 8002 - बचत प्रमाणपत्र ; 
( 3) मुख्य शीर्ष : 8006 - लोक भविष्य निधि ; 
(4) मुख्य शीर्ष : 8007 - राष्ट्रीय अल्प- बचत निधि में विनिधान ; और 
(5) मुख्य शीर्ष : 8008 - राष्ट्रीय अल्प बचत निधि की आय और व्यय । 


अल्प बचत स्कीम के अधीन अभिवाताओं द्वारा निक्षेप और प्रत्याहरण : 


अल्प बचत स्कीम के अधीन अभिदाताओं द्वारा किए गए निक्षेप और प्रत्याहरणों का लेखा निम्नलिखित 
विवरणों के अनुसार भारत के लोक लेखा में रखा जाएगा, अर्थात् : 


( क) “ मुख्य शीर्ष - 8001 बचत निक्षेप ” के अधीन बचत निक्षेप ; 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[ PART II -SEC . 3 ( i)] 


( ख) 1 अप्रैल , 1999 से पूर्व जारी बचत प्रमाणपत्रों के लिए " मुख्य शीर्ष - 8002 बचत प्रमाणपत्र - 

लघु शीर्ष - 101 डाकघर प्रमाणपत्र " और 1 अप्रैल, 1999 को या उसके पश्चात् जारी बचत 
प्रमाणपत्रों के लिए " लघु शीर्ष - 107 डाकघर प्रमाणपत्र (नई श्रृंखला) " के अधीन बचत 
प्रमाणपत्र ; 


( ग) “ मुख्य शीर्ष - 8006 लोक भविष्य निधि " के अधीन लोक भविष्य निधि | 


13. 


म्याज का संवाय - अभिदाताओं को ब्याज का संदाय , “ मुख्य शीर्ष - 8008 राष्ट्रीय अल्प बचत निधि 
की आय और व्यय ; उप मुख्य शीर्ष - 02 अभिदाताओं को ब्याज का संदाय " में विकलित किया 
जाएगा । प्रत्येक अल्प बचत स्कीम पर संदत्त ब्याज का लेखा देने के लिए निम्नलिखित विवरणों के 
अनुसार पृथक लघु शीर्षों का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात् : 


(1) लघु शीर्ष 101 - बचत निक्षेपों पर ब्याज ; 
(2) लघु शीर्ष 102 - बचत प्रमाणपत्रों पर ब्याज ; 
(3) लघु शीर्ष 103 - लोक भविष्य निधि पर ब्याज ; और 
( 4) जब और जैसा अपेक्षित हो नए लघु शीर्ष खोले जा सकेंगे । 


14. 


विनिधान 


31 मार्च, 1999 को सभी अल्प बचत स्कीमों के अधीन बकाया अतिशेषों के विनिधान के प्रति जारी 
प्रतिभूतियों का लेखा “ मुख्य शीर्ष - 8007 राष्ट्रीय अल्प बचत स्कीम के विनिधान - लघु शीर्ष - 
101, 31 मार्च, 1999 को बकाया अतिशेषों के प्रति केंद्रीय सरकार विशेष प्रतिभूतियों में विनिधान " में 
दिया जाएगा । 


1 अप्रैल, 1999 से संग्रहों के प्रति केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में किए गए विनिधान का लेखा 
" मुख्य शीर्ष - 8007 राष्ट्रीय अल्प- बचत निधि का विनिधान ; लघु शीर्ष - 102, 1 अप्रैल, 1999 से 
संग्रहों के प्रति केंद्रीय सरकार विशेष प्रतिभूतियों में विनिधान " में दिया जाएगा । 


राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में किए गए विनिधान का लेखा “ मुख्य शीर्ष - 8007 राष्ट्रीय अल्प 
बचत निधि का विनिधान ; लघु शीर्ष - 103 राज्य सरकार विशेष प्रतिभूतियों में विनिधान " में दिया 
जाएगा | प्रत्येक राज्य सरकार का नाम, इस लघु शीर्ष के अधीन सुभिन्न उपशीर्ष के रूप में आएगा | 


15 . 


विनिधानों पर अर्जित व्याज-- विनिधान पर अर्जित ब्याज “ मुख्य शीर्ष - 8008 राष्ट्रीय अल्प-बचत 
निधि की आय और व्यय ; उपमुख्य शीर्ष - 01 अल्प बचत संग्रह के विनिधानों से आय " के अधीन 
गणना में लिया जाएगा । निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार पृथक लघुशीर्ष का उपयोग किया जाएगा, 
अर्थात् : 


( क ) लघु शीर्ष 101 - 31 मार्च, 1999 को बकाया अतिशेष के प्रति विशेष केंद्रीय सरकार प्रतिभूतियों 

में विनिधानों पर व्याज ; 


- 


- 


- 


- 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
( ख) लघु शीर्ष 102 - 1 अप्रैल , 1999 से संग्रह के प्रति विशेष केंद्रीय सरकार प्रतिभूतियों में विनिधानों 

पर ब्याज ; 


( ग) लघु शीर्ष 103 - विशेष राज्य सरकार प्रतिभूतियों में विनिधान पर ब्याज | 


16. 


अल्प बचत- स्कीमों के प्रबंध मद्देव्यय-- अल्प बचत - स्कीमों के प्रबंध मद्दे व्यय “मुख्य शीर्ष 8008 - 
राष्ट्रीय अल्प -बचत निधि की आय और व्यय - उप मुख्य शीर्ष 03 - प्रबंध लागत " के अधीन गणना में 
लिए जाएंगे | निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार व्यय की प्रत्येक किस्म के लिए पृथक लघु शीर्ष का 
उपयोग किया जाएगा, अर्थात् : 


( क) लघु शीर्ष - 101 डाक विभाग को अभिकरण प्रभारों का संदाय ; 


( ख ) लघु शीर्ष - 102 लोक सेक्टर बैंकों को अभिकरण प्रभारों का संदाय ; 


( ग) लघु शीर्ष - 103 अभिकर्ताओं को अभिकरण कमीशन का संदाय ; 


( घ) लघु शीर्ष - 104 मुद्रण की लागत ; 


( ङ) जब और जैसा अपेक्षित है नए लघु शीर्ष खोले जाएंगे । 


भाग 4 - प्रकीर्ण 


17. 


निर्वचन -- जहां इन नियमों के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई आशंका उत्पन्न होती है वहां विषय 
केंद्रीय सरकार को निर्देशित किया जाएगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा । 


18 . 


कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति-- यदि इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को प्रभाव देने में कोई 
कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार ऐसे निर्बन्धन और शर्ते के , यदि कोई हों , जिन्हें अधिरोपित 
करना वह ठीक समझे, अधीन रहते हुए इन नियमों के किसी उपबंध को समाप्त कर सकेगी या उन्हें 
शिथिल कर सकेगी । 


[ फा . सं . 18 - 4/ 99 - एन . एस. - 11 ] 

डी. स्वरूप, संयुक्त सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II — Sec. 3 (1)] 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Economic Affairs ) 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 27th February , 2001 


G .S.R . 114(E ). — The National Small Savings Fund (Custody and 
Investment) Rules, 2001 made by the President in exercise of the powers 
conferred by clause (1) of article 283 of the Constitution of India , are 
hereby published for general information . 


PREAMBLE 


In exercise of the powers conferred by clause ( 1) of article 283 of 
the Constitution , the President hereby makes the following rules regulating 
the custody of the Consolidated Fund of India and the Contingency Fund of 
India , the payment of moneys into such Funds, the withdrawal of moneys 
therefrom , the custody of public moneys other than those credited to such 
Funds received by or on behalf of the Government of India , their payment 
into the Public Account of India and the withdrawal of moneys from such 
account and other matters connected therewith or ancillary thereto , 
namely – the National Small Savings Fund ( Custody and Investment) 
Rules , 2001. 


[ YM II - VG 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- - - - - - 


PART I - INTRODUCTORY 


1 . 


Short title and commencement. - ( 1 ) These rules may be called the 
National Small Savings Fund (Custody and Investment) Rules, 2001 . 


( 2 ) 


These shall be deemed to have come into force on the 1st day of 
April, 1999. 


2 . 


Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires , 


( a ) 


"Net Collection " means the amount arrived at by deducting 
the amount of withdrawals by subscribers from the amount of 
deposits under a Small Savings Scheme during a given period ; 


" Net Collections in a State or Union territory " means the 
amount arrived at by deducting the amount of withdrawals by 
subscribers in a State or Union territory from the amount of 
deposits in the said State or Union territory under a Small 
Savings Scheme during a given period ; 


(c ) " Securities” means the Special Securities issued by the 

Central Government or a State Government for the purpose of 
investment of small savings collections. 


(d ) 


" Small Savings Scheme" means - (i) Post Office Savings 
Bank Deposits regulated under the Government Savings Banks 
Act , 1873; (ii) Savings Certificates issued under the 
Government Savings Certificates Act, 1959 ; ( iii ) Public 
Provident Fund scheme regulated under the Public Provident 
Fund Act, 1968; and (iv ) any other scheme as may be notified 
by the Central Government from time to time; 


( e ) 


" Subscriber" means a depositor or holder or subscriber as 
referred to in the relevant Act , sub - rule ( d ) ; 


" Public account of India " means the public account of India 
referred to in clause (2 ) of Article 266 of the Constitution ; 


" Reserve Bank of India " means any office or branch of the 
Banking Department of the Reserve Bank of India constituted 
under the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934 ). 


602 mIlavol -2 


3 . 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY.... _ [Pari II — Sre _ 3(1)] 
Constitution of National Small Savings Fund . There shall be 
constituted a Fund to be called the National Small Savings Fund to 
which shall be credited all collections under the Small Savings 
Schemes in the public account of India . 


Utilisation of the fund .- The Fund shall be invested in the 
securities of the Central and State Governments in such ratio as are 
specified in these rules. 


5 . 


Receipts of the fund .- ( 1) The fund shall have the following receipts : 


( a ) 


Deposits or payments or subscriptions or repayments of loans 
and interest by subscribers into the Small Savings Schemes ; 


(b ) 


Amount realised on discharge of investments made from the 
Fund into the Central and State Government securities ; 


(c ) 


The interest received on investment made from the Fund into 
the Central and State Government securities ; and 


(d ) 


Other receipts , grants and / or contributions received from the 
Central and /or State Governments , if any. 


6 . 


Disbursements out of the Fund .- (1) The fund shall have the following 
disbursements : 


(a ) 


Payments , including grant of loan as admissible , to /or 
withdrawals by the subscribers from the Small Savings 
Schemes; 


(b ) 


Investments made in the Central and State Government 
securities ; 
Interest payable to the subscribers under the Small Savings 
Schemes ; 


(c) 


Incidental expenditure towards management of Small Savings 
Schemes excluding the expenditure on National Savings 
Organisation and any other expenditure related to the 
operations of the Fund . 


[ 1 II - U 


3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


SOLICITEITLIDIST 


PART II - OPERATIONS OF THE FUND 


7 . 


Deposits etc ., withdrawals etc ., and payment of interest . 
Deposits into , withdrawals from and disbursement by way of interest 
etc . as the case may be under the Small Savings Schemes shall be 
regulated in accordance with the provisions of the Acts or Rules 
governing them as may be in force from time to time. 


Accounting. - All transactions relating to the Small Savings Schemes 
shall be accounted for under the public account of India as specifled 
in the accounting procedure in Part III of these rules . However , 
these transactions shall be disclosed in the Annual Budget 
Documents as well as in the Union Finance Accounts . 


9 . Investment.- ( 1 ) Sharing of Net Collections between Centre 

and States .- Such percentage of the net collections under all the Small 
Savings Schemes as may be determined by the Central Government 
from time to time shall be invested in the CentralGovernment and State 
Government securities: 


Provlded that the investment in the securities of a particular 
State Government shall be based on the net collections in that 
State . 


( 2 ) 


Investment of net collections in the securities of the Central 
and State Governments shall be made every month or at such 
other intervals as may be necessary . 


The terms and conditions of the securities eligible for 
Investment from National Small Savings Fund shall be decided 
by the Central Government . 


(4 ) 


The Secretary , Department of Economic Affairs , Ministry of 
Finance , of the Central Government or an officer authorised by 
him shall issue necessary sanction indicating the name of the 
State or Union territory and the amount of investment to be 
made in their securities and also the amount to be invested in 
the Central Government securities as and when necessary . 


( 5 ) 


In case the investment is being made in the State Government 
securities, the Chief Controller of Accounts, Ministry of Finance 
shall on receipt of the sanction referred to in the sub rule (4 ), 
issue an advice on the Reserve Bank of India , Central 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

( Part II— _ SEC, 3(1)] 
Accounts Section , Nagpur authorising them to debit the 
Central Government account for the specified amount. 
Simultaneously , Chief Controller of Accounts will account for 
the amount of the advice issued in his books by debiting the 
National Small Savings Fund account " (8007 - Investments of 
National Small Savings Fund ) per contra credit to 8658 - 
Suspense Accounts / 110 /Reserve Bank Suspense - Central 
Accounts Office." On receipt of the confirmation of the 
transaction from Reserve Bank of India , Chief Controller of 
Accounts shall clear the Suspense Head by reversing the entry 
and crediting " 8675 - Deposits with Reserve Bank ." 


In case the investment is being made in the Central 
Government securities , the Chief Controller of Accounts , 
Ministry of Finance on receipt of the sanction referred to in 
sub rule (4 ) above shall issue an advice on the Reserve Bank 
of India , Central Accounts Section , Nagpur authorising them to 
invest the amount in Central Securities . Reserve Bank of India , 
on completion of transaction , shall send a debit and credit 
scroll to Chief Controller of Accounts , Ministry of Finance . 
These scrolls shall be accounted for under " 8007 - 
Investments of National Small Savings Fund and 6001 - 
Internal Debt/ 122 -- Special Central Government Securities 
issued against net collections of small savings from the 1st 
April, 1999." 


The normal procedure followed in the case of the Central or 
State securities shall also be applicable to the Special 
Securities . 


Interest on Investments . - Reserve Bank of India shall 
collect the interest on the securities from the issuer on the due 
dates and credit the same to the account of Department of 
Economic Affairs , Ministry of Finance of the Central 
Government 


( a ) 


In case of the State Government securities , on receipt 
of this advice from Reserve Bank of India , the Chief 
Controller of Accounts shall debit in his books " 8675 - 
Deposits with Reserve Bank by crediting 8008 - Income 
and Expenditure of National Small Savings Fund ." 


(b ) 


In case of the Central Government securities , on receipt 
of this advice from Reserve Bank of India , the Chief 


[ YTTII - 445 3 (1 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


13 


Controller of Accounts shall debit in his books " 2049 - 
Interest Payments , 01 - Interest on Internal Debt, 121 
Interest on Investment in Special Central Government 
Securities issued against outstanding balances of small 
savings as on the 31st March , 1999 and 122 - Interest 
on Investment in Special Central Government Securities " 
issued against net collections of small savings from the 
1st April, 1999 by crediting " 8008 - Income and 
Expenditure of National Small Savings Fund," as the 
case may be . 


(9 ) 


On maturity of securities , Reserve Bank of India shall collect 
the amount due from the issuers of the securities and credit 
the same to the account of Department of Economic Affairs , 
Ministry of Finance of the Central Government. In the case of 
the State Government securities , Reserve Bank of India shall 
send necessary receipt scroll to Chief Controller of Accounts, 
Ministry of Finance , Department of Economic Affairs, who shall 
account for it under " 8007 - Investments of National Small 
Savings Fund" with contra debit to " 8675 -Deposits with 
Reserve Bank " . In the case of the Central Government 
securities, a credit and debit scroll would be sent which would 
be accounted for under " 8007 - Investments of National Small 
Savings Fund " and " 6001 - Internal Debt" respectively . 


( 10 ) The amount received on maturity of the investments shall 

devolve on the Central Government and accordingly , they shall 
be invested in the Central Government securities . Such 
securities shall also be issued on the same terms and 
conditions as in the case of securities against the Central 
Government s share of net collections. Suitable accounting 
entries as mentioned in sub - rule 6 shall be made by Chief 
Controller of Accounts , Ministry of Finance . 


Investment of outstanding balances as on the 31st March , 
1999 .- The fund shall also comprise of the outstanding balances 
under all the Small Savings Schemes as on the 31st March , 1999 , the 
amount of which shall be invested in the " Central Government 
Special Securities " to be issued for this purpose . The accounting 
procedure for these securities shall be the same as mentioned in 
sub -rule 6 of rule 9 for other Central Government Special Securities 
issued against net collections of small savings from the 1st April, 
1999 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY - _ [Part II — Sec . 3(0)1 

PART III - ACCOUNTING PROCEDURE 
11 . National Small Savings Fund .- A distinct sub - sector called 

"National Small Savings Fund" shall be opened in the public account 
of India for the purposes of accounting the transactions relating to 
small savings. The sub - sector " National Small Savings Fund" shall 
comprise of the following Major Heads : 


(1) 


Major Head : 8001 - Savings Deposits ; 


(2 ) 


Major Head : 8002 - Savings Certificates; 


Major Head : 8006 - Public Provident Fund ; 


(3) 
(4 ) 


Major Head : 8007 – Investments of National Small Savings 

Fund; and 


(5) 


Major Head: 8008 - Income and Expenditure of National Small 

Savings Fund . 


12 . Deposits and withdrawals by subscribers under Small 

Savings Schemes . 


( 1 ) 


The account of deposits and withdrawals by subscribers 
under Small Savings Schemes shall bemaintained in the public 
account of India as per the following details , namely : 


(a ) 


Savings Deposits under "Major Head – 8001 Savings 
Deposits " ; 


Savings Certificates under " Major Head - 8002 Savings 
Certificates - Minor Head 101 Post Office Certificates" 
for savings Certificates issued prior to the 1st April, 1999 
and " Minor Head – 107 Post Office Certificates (new 
series ) for Savings Certificates issued on or after the 1st 
April , 1999; 


(c) 


Public Provident Fund under "Major Head - 8006 Public 
Provident Fund ". 


13 . 


Interest Payments. - Interest payments to subscribers shall be 
debited to "Major Head - 8008 Income and expenditure of National 


[ YM II - TIG 3(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- - - LLLL 


L 


Small Savings Fund ; Sub Major Head – 02 Interest Payments to 
Subscribers" . Separate minor heads would be used to account for 
the interest paid on every Small Savings Scheme as per the following 
details , namely : 


(1) 


Minor Head 101 – Interest on Savings Deposits ; 


(2 ) 


Minor Head 102 – Interest on Savings Certificates; 


(3 ) 


Minor Head 103 – Interest on Public Provident Fund ; ando 


(4 ) New Minor Heads may be opened as and when required . 


14 . Investments . 


( 1 ) 


Securities issued against investment of outstanding balances 
under all the Small Savings Schemes as on the 31st March , 
1999 shall be accounted for under the " Major Head - 8007 
Investments of National Small Savings Fund – Minor Head – 
101 Investment in Central Government Special Securities 
against outstanding balances as on the 31st March , 1999 " . 


Investments made in the Securities of Central Government 
against collections from the 1st April, 1999 shall be accounted 
for under "Major Head – 8007 Investments of National Small 
Savings Fund Minor Head - 102 Investments in the Central 
Government Special Securities against collections from the 1st 
April, 1999 ". 


( 3 ) 


Investments made in the Securities of State Governments shall 
be accounted for under " Major Head – 8007 Investment of 
National Small Savings Fund ; Minor Head – 103 Investment in 
Special State Government Securities" . Names of each State 
Government shall appear as a distinct sub -head under this 
minor head . 


15 . Interest earned on Investments , - Interest earned on 

Investments shall be accounted for under "Major Head - 8008 
Income and Expenditure of National Small Savings Fund ; Sub -Major 
Head - 01 Income from Investments of small savings collections". 
Separate minor heads shall be used as per the following details , 
namely : 


(a ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

(PART II — Sec . 3 (1) ] 
Minor Head 101- Interest on Investments in Special Central 

Government Securities against outstanding 
balances as on the 31st March , 1999 ; 


( b ) 


Minor Head 102 - Interest on Investments in Special Central 

Government Securities against collections 
from the 1st April, 1999 ; 


(c) 


Minor Head 103- Interest on Investment in Special State 

Government Securities . 


16 . 


Expenditure towards management of Small Savings 
Schemes .- Expenditure towards management of Small Savings 
Schemes shall be accounted for under "Major Head 8008 – Income 
and Expenditure of National Small Savings Fund - Sub -Major Head 
03-Management Cost" . Separate Minor Heads shall be used for 
every type of expenditure as per the following details , namely : 


( a) 


Minor Head – 101 Payment of agency charges to Department 

of Posts ; 


(b ) Minor Head - 102 Payment of agency charges to Public Sector 

Banks ; 


(C ) 


Minor Head - 103 Payment of agency commission to agents ; 


(d ) 


Minor Head - 104 Cost of Printing ; 


(e ) New Minor Heads shall be opened as and when required . 


PART IV - MISCELLANEOUS 
Interpretation . - Where any doubt arises as to the interpretation of 
any of the provisions of these rules, the matter shall be referred to 
the Central Government whose decision shall be final. 


18 . 


Power to remove difficulties.- If any difficulty arises in giving 
effect to any of the provisions of these rules , the Central 
Government may, subject to such restrictions and conditions, if any, 
as it may think fit to impose , dispense with or relax any of the 
provisions of these rules . 


IF . No 18 - 4 / 99 -NS, II 


D SWARUP. Jt Sccy . 


- 


- 


- 


- - 


Printed in the Manager, Gout of India Press. Ring Road , Mayapun . Now Delhi- 110064 

and Published by the controller of Publications, lelhi- 110034 - - 2001 


